656 


HARYANA GOVT GAZ.., APRIL 26, 1977 (VYSK . 6, 1899 SAKA) 


[ PARrI 


CORRIGENDUM 


The 18th April , 1977 


No. 1686.ET- II - 77 / 9796.- The word " Pass " appearing in column 9, against the name of Shri 
Govind Raj Gaur, M. P. Barrier, Baroti at Sr. No. 6 in the list of Excise & Taxation Inspectors 
(Himachal Pradesh ) at page 4 of the Excise & Taxation Department Notification No. 7490.ET(21-76/ 
2329, dated the 25th January, 1977 , which was published in Haryana Government Gazette , dated 
the Ist February, 1977 , shall be omitted and the word Pass shall be inserted under column 7 thereto . 


M. S. RATHEE, 


Deputy Secretary to Government, Haryana, 

Excise and Taxation Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 12 अप्रैल, 1977 


क्रमांक 341-ज (I) -77/9361.---- डरियाणा सरकार , राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई युद्ध जागीर अधिसूचना 
क्रमांक 2327-ज ( I)-76/2524 , दिनांक 27 जनवरी , 1977 के क्रम संख्या 1 में कालम नं ० 4 में "निमार की बजाए 
" नाम " नथा कालम नं ० 6 में खरीफ 1975 से " की बजाए "रबी 1975 से " पढ़ा जाए । 


क्रमांक 411 -ज (I )-77/9365.-- श्री भगत सिंह , पुत्र श्री जीत सिंह, गांव बक्करवाल , तहसील जगाधरी,जिला 
अम्बाला की दिनांक 22 जून , 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 
3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री भगत सिंह को मुब्लिग 150 रु ० वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 5547-र ( III ) -68/4610, दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 5041- आर-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती 
ईश्वर कौर के नाम रबी , 1975 से 150 रु ० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है 

क्रमांक 45 4 -ज (I ) -77/9374.-- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


। 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से जागीर 


वार्षिक 
राशि 


दी गई 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


भिवानी 


हंसावाल खुदं 


दादरी 


खरीफ , 1974 से 


श्री अमी लाल , पुत्र 
श्री मामन 


150 


2 


खेड़ी बतर 


श्री मनी राम , पुत्र श्री अमर 
सिंह 


खरीफ, 1965 से 
रबी , 1970 तक 
घरीफ , 1970 से 


100 


150 


दिनांक 13 अप्रैल , 1977 
क्रमांक 425 - ज (II ) -77/9531.-- पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 26 , 1977 ( VYSK . 6 , 1899 SAKA ) 


657 


का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


वार्षिक 


फसल/ वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


राशि 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रु ० 


-- 


रोहतक 


पाटोढ़ा 


रबी , 1973 से 


150 


श्री राम प्रसाद, पुत्र श्री गंगा 
सहाए 


2 


श्री रती राम , पुत्र श्री माडू 


लोवा कलां 


बहादुरगढ 


रबी, 1973 से 


150 


3 


श्री जगमाल सिंह, पुत्र.श्री खुब 


लुला अहोर 


झज्जर 


रवी , 1973 से 


150 


दिनांक 14 अप्रैल, 1977 
क्रमांक -ज (II )-77/9654.-- श्री शोलू राम, पुत्र श्री जमुना राम, गांव दौलतावाद, तहसील व जिला गुड़गांवा को 
दिनांक 18फरवरी, 1974 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपल ,पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( ए ) तथा 3 ( ए ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं, कि श्री शोलू राम को मब्लिक 150 रु ० वार्षिक की जागीर जो उसे 
हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6281 -र (III) -70/3375, दिनांक 5 फरवरी, 1971 द्वारा मन्जूर की गई थी, अव उसकी 
विधवा श्रीमति चान्द कौर के नाम खरीफ , 1974 से 150 रु . वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


, 


क्रमांक 430 - ज-II - 77/ 9658.-- श्री भीकू राम, पुत्र श्री तेज राम, गांव जुडी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 
17 फरवरी , 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्याल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं , कि श्री भीक राम को मलिक 200 रु. वार्षिक की जागीर 
जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1997 - र ( 4 )-68/1953, दिनांक 2 अप्रैल , 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 
5041- आर-III - 70/ 29505,दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमति सरवन के नाम खरीफ , 
1976 से 200 रु ० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


. 


क्रमांक 432- ज- 11-77/ 966 2.-- श्री भोखू राम , पुत्र श्री पिरान, गांव कोसली, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को दिनांक 
2 अगस्त , 1975 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्प आदेश देते हैं , कि श्री भोखू राम को मब्लिक ! 50 रु ० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 1545- र- 111-69/10786, दिनांक 8 मई, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार-III -- 70/ 29505, 
दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती माड़ो देवी के नाम रबी , 1976 से 150 रु ० वार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


क्रमांक 349-ज ( I) -77/9667:-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 


658 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 26, 1977 (VYSK. 6 , 1899 SAKA) 


[ PARTI 


प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 
तथा गणि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार महर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जव से जागीर 


वार्षिक 
राशि 


दी गई 


। 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 महेन्द्रगढ़ 


ग्राकोदा 


महेन्द्रगढ़ 


रबी, 1976 से 


150 


श्री मोहर सिंह , पुत्र 
श्री नोन्दा राम 
श्री चेत राम , 

पुत्र 

श्री अर्जन 
सिंह 


ग्राकोदा 


100 


150 


रबी, 1969 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रवी, 1969 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


3 


खरसांकी 


श्री झाबर सिंह , पुत्र 
श्री दीप चन्द 


रिवाड़ी 


J. 


100 


150 


+ 


क्रमांक 431 - ज - 11-77/ 9671.-- श्री जय लाल, पुत्र श्री श्यो जी , गांव हुमायुपुर, तहसील झज्जर जिला रोहतक को दिनांक 
- 30 जुलाई , 1970 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं , कि श्री जय लाल को मुब्लिग 100 रु ० वार्षिक की जागीर 
जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6541-र ( 4) -67/4508, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब 
उसकी विधवा श्रीमति पतोरी देवी के नाम रखी . 1971 से 150 रु . वार्षिक की दर से मनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील 
की जाती है । 

दिनांक 18 अप्रैल , 1977 


क्रमांक 41 4- ज (1 ) -77/ 9886. ~ -पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उगमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुमार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके मामने दी गई फसल 
तथा गशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जव में 
जागीर दी गई 


वापिक 
राशि 


2 


3 


1 


5 


6 


7 


1 


भिवानी 


श्री बनो सिंह, पुत्र श्री शिशपाल 


वापोड़ा 


भिवानी 


रबी , 1969 से रबी , 


100 रु ० 


1970 तक 
खरीफ 1970 से 


150 5 . 


2 


श्री रूप राम, पुत्र श्री श्यो लाल 


गोपालवास 


दादरी 


रवी, 1969 से बी . 


10 


1970 तक 


खरीफ , 1970 से 


150 रु 


